रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 12 , 2018 / भाद्र 21 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2018/BHADRA 21, 1940 


सं . 3642] 
No. 3642 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 सितम्बर , 2018 
का . आ . 4800 ( अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3074 ( अ ) तारीख 22 दिसम्बर 2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3, उपखंड ( i) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में NH26A के कि . मी . 14. 094 से 
कि . मी . 15 . 536 ( तहसील सागर ) ( जेरई रेल्वे क्रासिंग ) पर आर. ओ. बी .(रेल्वे ओवर ब्रिज ) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और 
प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अ 

क अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 19. 07. 2018 " को 
" दैनिक भास्कर " एवं तारीख " 19. 07. 2018 " को और " राज एक्स्प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त नही हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 
उक्त अधिनियम की धारा 3 गकी उपधारा ( 2) के अधिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा । 
और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


5398 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- [ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में NH26A के कि . मी . 14.094 से कि . मी . 15. 536 ( तहसील सागर ) ( जेरई रेल्वे क्रासिंग ) पर 
आर. ओ. बी .(रेल्वे ओवर ब्रिज ) निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त 

विवरण । 


राज्य क नाम: मध्य प्रदेश 


जिले का नाम : सागर 


क्रमिक 
संख्या 


सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृती | भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टरमें ) 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम : सागर 


गांव का नाम: जरारा 


365/ 2 


श्री मति मीरा w/o धनराज दरयानी 
( 365 / २ ) 


पुष्पेंद्र शिंघ s/ o प्रतापसिंघ 


निजी.) 
1363निजी ) 
|362निजी ) 


363 


| निजी (.) 


गीला () 
सूखा () 
गीला () 


सूखा (.) 


0.03 
0.07 
0.19 


3 


|| 362 


निजी(.) 


गीला (.) 


0 . 19 


मानशिंग उर्फ विशाल नाबा करतार शिंघ 
वाली आ ज मोहनसिंह 
(३६२ ) 


360 / 1 


निजी (.) 


|| गीला (.) 


||0.03 


ओमकार बाबूलाल s/ o भगनतु 
( 360/ १ ) 


गांव का नाम: जेरै 


99 


गवर्नमेंट 


सरकारी (.) 


सरकारी (.) 


सूखा (.) 


0.05 


0 .05 


(९९ ) 


| 100 


सरकारी(.) 


सूखा (.) 


गवर्नमेंट 
(१०० ) 


। 


| 101 


सरकारी (.) 


सूखा (.) 


गवर्नमेंट 
(१०१ ) 


| 105 


सरकारी (.) 


0 .05 


गवर्नमेंट 
( 105/ 2 ) 


106/1 


| सरकारी( ) 
निजी(.) 
निजी(.) 


सूखा () 
गीला () 
गीला(2) 


गीला (.) 


0. 05 
0.03 
0.04 


0 . 03 


श्री शंकर s/o हीरालाल 
( 106/ 1 ) 


106/ 
2 


श्री मर्दन s/o हीरालाल 
( 106/ २ ) 


गांव का नाम: मारा इमलिया 


14 278निजीगला(0 00 


278 


निजी 


गीला () 


0 .09 


इदरीश मोहममद s/o फैज़ मोहममद 
( २७८ ) 


12294 


निजी(.) 


सूखा (.) 


0. 04 


श्री विशन s/o परम 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( २९४ ) 


13287 


निजी (.) 


गीला (.) 


|| 0.05 


श्री प्रकाशचंद s/ o विशन 
( २८७ ) 


292 


|निजी(.) 


सूखा (.) 


श्री विशन s/o परम 
( २९२ ) 


15293 


निजी(.) 


निजी (.) 


गीला ( ) 


0.13 


0 . 13 


श्री विशन s/ o परम 
( २९३ ) 


16 | 291/1 


निजी (.) 


गीला (.) 


फ़ाज़िल मोहममद फैज़ मोहममद वगैरह 
( 291/ १ ) 


17 || 295 


| निजी (.) 


गीला ( ) 


0.05 


श्री संतोष s/o परषोत्तम 
( २९५ ) 


18 || 318 


|| सरकारी (.) 


| सूखा (.) 


गवर्नमेंट 
( ३१८ ) 


19 | 326 


निजी (.) 


श्रीमती मीराबाई w/o धनराज दरयानी 
( ३२६ ) 


|निजी.) 
|निजी(.) 


सूखा( ) 
गीला( ) 


0.39 
0.24 


325 


निजी (.) 


गीला (.) 


0 . 24 


श्री तीजै जोरवाल मुरलीधर s/ o पार्षदी 
पुखिया w/o पार्षदी 
( ३२५ ) 


277/ 1 


निजी (.) 


गीला (.) 


0 .23 


श्री मति राधारानी widow/ o भगवानदास 
गोरेलाल दशरथ नर्मदा d/o भगवानदास 
चंद्रवती सुनीता अनीता ममता d/ o 
भगवानदास 
( 277 / १ ) 


22 


277/ 3 


श्री रामप्रशाद s/o बाबूलाल 
( 277 / 3 ) 


23 


277/ 4 


श्री हल्काई s/ o बाबूलाल 
( 277/ ४ ) 


24 | 324 


|निजी() 
|निजी(.) 
|सरकारी() 
| सरकारी() 
सरकारी( ) 


सरकारी(.) 


सूखा (. ) 


0 .14 


गवर्नमेंट 
( ३२४ ) 


गीला () . 
गीला () 0.15 
सूखा(.) 0.14 
सूखा(काऊ फीड ) 10.13 
सूखा ( ) 0.2 
कुल 26800 


गवर्नमेंट 
( ३२७ ) 


328 


( २८ ) 


[ फा . सं . CE- RO BPL /30010/18/2017-18/3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th September, 2018 
S . O . 4800 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of 
shipping Road Transport and Highways, number S . O .03074 dated 23.05 . 2018 , published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the 
National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government 
declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening / four-laning etc .) Maintenance , management and operation of NH26A on the stretch of land from 
Km . 14 .094 to Km . 15 .536 ( tehsil sagar) SAGAR - BINA ROAD in the District of SAGAR in the State of 
MADHYA PRADESH ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Bhaskar” and 
“ Raj Express ” both dated 19.07 .2018 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas no objections have been received 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the in the stretch of land 
from Km . 14 . 094 to Km . 15 .536 NH26A (sagar - Bina Road ) in jerai Railway crossing the District of SAGAR 

in the State ofMADHYA PRADESH 


State: MADHYA PRADESH 


District : SAGAR 


Sr . 


Type of Land 


Nature of Land 


Survey 
Number 


Area in 
Hectre 


NO . 


Name of the Land Owner /Intrested 

Person 
Part Survey No: 


6 


Taluk : Sagar 


Viilage : Jarara 


365 /2 


Private 


Wet ( irrigated ) 


||0 .03 


shri mati mira w /o dhanraj daryani 
365 / 2 


363 


Dry (NON 
IRRIGATED ) 


pushpendra shingh s/o pratapshingh 


Private 


0 .07 


363 


362 


Private 


Wet ( irrigated ) 


||0 .19 


manshingh urf vishal naba kartar 
shingh vali aa jmohanshingh 
362 


360/1 


Private 


Wet ( irrigated ) 


||0.03 


omkar babulal s/o bhagnatu 
360 / 1 


Viilage: Jerai 


Government 


Government 


Dry (NON 
IRRIGATED ) 


PRECISIONED ) 


0.05 


0 . 05 


government 
99 


government 


[ 411 II - QU5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


100 


Government 
( Private ) 


Dry (Non 
irrigated ) 


0 . 01 


government 
100 


101 


Government 
(Private ) 


Dry (Non 
irrigated ) 


0 .08 


government 
101 


( 105 


Government 


Dry (Non 
irrigated ) 


10 .05 


government 
105 /2 


106 / 1 


Private 


Wet 
( IRRIGATED ) 


0 .03 


shri shankar s/ o hiralal 
106 / 1 


106 / 2 


Private 


Wet 
(IRRIGATED ) 


0 .04 


shri mardan s/o hiralal 
106 / 2 


Viilage :Mara Imaliya 


278 


Private 


Wet (irrigated ) 


||0. 09 


idrish mohamamad s/o faiz 
mohamamad 
278 


294 


Private 


Dry (NON 
IRRIGATED ) 


||0.04 


shri vishan s /o param 
294 


287 


Private 


Wet ( irrigated ) 


||0 .05 


shri prakashchand s/ o vishan 
287 


292 


Private 


Dry (NON 
IRRIGATED ) 


0 .13 


shri vishan s/ o param 
292 


293 


Private 


Wet 
( IRRIGATED ) 


0 .13 


shri vishan s /o param 
293 


291/ 1 


Private 


Wet ( irrigated ) 


||0.02 


fazil mohamamad faiz mohamamad 
vagerah 
291/ 1 


295 


Private 


Wet ( irrigated ) 


10 .05 


shri santosh s/o parshottam 
295 


|| 318 


Government 


Dry (NON 
IRRIGATED ) 


||0.02 


government 
318 


326 


Private 


Dry (NON 
IRRIGATED ) 


||0.39 


shrimati mirabai w /o dhanraj daryani 
326 


325 


Private 


Wet ( irrigated ) 


||0.24 


shri tijai joravalmurlidhar s/o parshadi 
pukhiya w / o parshadi 
325 


11277/ 1 


Private 


Wet (irrigated ) 


0 .23 


shri mati radharani widow / o 
bhagwandas gorelal dasharath 
narmada d /o bhagwandas chandrwati 
sunita anita mamta d/o bhagwandas 
277 / 1 


||277 /3 


Private 


Wet ( irrigated ) 


shri ramprashad s/ o babulal 
277/ 3 


|| 277 / 4 


Private 


Wet ( irrigated ) 


10 . 15 


shri halkai s/o babulal 
277 / 4 


Government 


Dry (Non 


||0. 14 


government 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


irrigated ) 


324 


327 


Government 


Dry (Non 
irrigated ) 


0 . 13 


government 
327 


328 


Government 


Dry (NON 
IRRIGATED ) 


lo 2 


government 
328 


TOTAL 


2 .6900 


[ F . No . CE -RO BPL / 30010 / 18 /2017 - 18 /3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2018 .09. 18 
15 :39 :36 + 05 30 


KUMAR 


